PART 1 ) 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 3 , 1979 (CHTR . 13, 1901 SAKA ) 


461 


क्रमांक 2052 -ज- (II ) 78/13364.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1ए ) तथा 3( 1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरिया गा के राज्यपाल श्री नु नि , पुत्र श्री रिताला, गांव भैसवान खुर्द, तहसील गोहाना, जिला 
सोनीपत , को खरीफ़ , 1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के प्रमुसार सहर्ष प्रदान 
करते हैं । 


- 


दिनांक 13 मार्च, 1979 


क्रमांक 202 - ज( I )-7913358.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे रियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उम में प्राज ना पंशोधन किया गया है) को धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) नया 3( 1 ए ) के अनुसार पोरे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री अमर सिंह, पुत्र श्री रिछपाल , गांव लुखी, तहसीन व जिना महेन्द्रगढ़, को रबी , 
1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागोर सनद में दी गई गों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 22 मार्च, 1979 


क्रमांक 329-ज ( I) -79/14708.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
परमाया गया है और उसमें प्राज तक पंशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हए या गा के राज्यरान निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी गई फसल 
तया राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है : 


क्रमांक 


गांव व 


तहसील 


जागीर पाने वाले का " 

नाम 


फसल / वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


पता 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 महेन्द्रगढ़ 


भांडार निचि 


महेन्द्रगढ़ 


100 


श्री चुनी लाल , पुन 
श्री तुला राम 


रबी, 1969 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ, 1970 से 


150 


2 


वालघन कलां । 


रिवाड़ी 


100 


श्री तिरखा राम , पुन 
श्री लीला राम 


रबी , 1969 से 
रबी , 1970 तक 
खरीफ, 1970 से 


150 


+ 


3 


नारनौल 


रबी , 1976 से 


150 


श्री श्योवकस राम, पुत्र 

श्री सांवत राम 


मोहमदपुर 
हमीदखां 


कमांक 372- अ (I )-79/14712.-पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे रियाणा राय में 
अपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( ए ) तपा 3(1 ए ) के अनुसार सौपे गये अधिकारी का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शादी राम, पुत्र श्री मूल चन्द, गांव नीमडीवाली, तहसील व जिला भिवानी, को 
रखी , 1966 से रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ़, 1978 से 150 रपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


एस . के . प्रभाकर , 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


